निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 फाल्गुन 1936 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 20 फरवरी 2015 


( संo पटना 317 ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

16 फरवरी 2015 
सं0 5 ( न ) निर्वा- 1 / 2015 - 812 — बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा - 35 एवं बिहार नगरपालिका 
निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम - 87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत , डुमरा एवं नगर 
पंचायत , जनकपुर रोड ( सीतामढ़ी) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची - 1 एवं 2 में एतद्द्वारा 
सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार पाण्डेय , 

सरकार के उप - सचिव । 

अनुसूची - 1 
नगर पंचायत, डुमरा ( सीतामढ़ी) के आम निर्वाचन, 2015 के निर्वाचत वार्ड पार्षदों की सूची: 
क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड निर्वाचित पार्षदों का नाम 

आरक्षण श्रेणी 
संख्या का नाम 


इन्दू सिंह 


देवेन्द्र पासवान 
सुनीता कुमारी 
विमला सिन्हा 


अनारक्षित ( अन्य ) 
अनुसूचित जाति ( अन्य ) 
अनारक्षित ( महिला) 
अनारक्षित ( महिला) 
अनारक्षित ( अन्य ) 
अनारक्षित ( महिला ) 


गजेन्द्र राय 
करूणा सिन्हा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 20 फरवरी 2015 
निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड निर्वाचित पार्षदों का नाम 

संख्या का नाम 


क्रमाक 


ई 


निवाचि 


आरक्षण श्रेणी 


11 


मृत्युंजय कुमार 

अनारक्षित ( अन्य ) 
देकुंतला देवी 

| पिछडा वर्ग (महिला) 
भारती देवी 

| अनारक्षित (महिला ) 
रामनंदन मंडल 

पिछडा वर्ग (अन्य ) 
रंजीत कुमार 

| अनारक्षित ( अन्य ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार पाण्डेय , 

सरकार के उप - सचिव । 

अनुसूची - 2 
नगर पंचायत, जनकपुर रोड ( सीतामढ़ी ) के आम निर्वाचन , 2015 के निर्वाचत वार्ड पार्षदों की सूची: 
निर्वाचन क्षेत्र / वार्ड निर्वाचित पार्षदों का नाम 

आरक्षण श्रेणी 
संख्या का नाम 


क्रमाक 


अनारक्षित अन्य 


अनारक्षित महिला 


अनारक्षित महिला 


04 


पिछडा वर्ग अन्य 


05 


अनारक्षित महिला 


06 


श्री दीपक कुमार 
श्रीमति लीला देवी 
श्रीमति ममता शर्मा 
श्री महेन्द्र साह 
श्रीमति नीलम देवी 
श्रीमति सुकृति देवी 
श्री बलिराम दास 
श्री श्याम राज 
श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक 
श्री मनोज कुमार 
श्रीमति सुशीला देवी 


अनारक्षित महिला 


अनारक्षित अन्य 


अनुसूचित जाति अन्य 


09 


10 


अनारक्षित अन्य 
अनारक्षित अन्य 
पिछडा वर्ग महिला 


11 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार पाण्डेय, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 317 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


